निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 399) 


25 श्रावण 1934 ( श ) 
पटना , वृहस्पतिवार , 16 अगस्त 2012 


बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार 


अधिसूचना 


9 अगस्त 2012 


सं0 नि प्रा०नि० 1 - 12/ 2012/9317 ___ ईद पर्व को ध्यान में रखते हुए बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार की 


अधिसूचना संख्या 9260 दिनांक 30. 07.2012 , जिसके द्वारा व्यापार मंडल सहयोग समितियों के निर्वाचन का कार्यक्रम घोषित 


किया गया है , को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए व्यापार मंडल सहयोग समिति के निर्वाचन हेतु नामांकन , संवीक्षा , 


अभ्यर्थिता वापसी , मतदान एवं मतगणना की तिथियाँ निम्न प्रकार पुर्ननिर्धारित की जाती हैं : 


(i) 


नामांकन की तिथि एवं समय 


21. 08. 2012 ( मंगलवार ) 


11 बजे पूर्वाह्न से 4 बजे अपराह्न तक 


( ii ) | संवीक्षा की तिथि एवं समय 


22.08.2012 ( बुधवार ) 


11 बजे पूर्वाह्न से लगातार 


(iii ) | अभ्यर्थिता वापसी की तिथि / प्रतीक आवंटन 


23. 08. 2012 ( गुरूवार ) 


11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक 


बिहार गजट ( असाधारण ), 16 अगस्त 2012 


( iv ) | मतदान , अगर आवश्यक हो 


31.08. 2012 ( शुक्रवार ) 


7 बजे पूर्वाह्न से 2 बजे अपराह्न तक 


( v ) | मतगणना 


31.08. 2012 ( अपराह्न 3 - 4 बजे से ) 


2. बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार की अधिसूचना संख्या 9260 दिनांक 30 . 07. 2012 उपर्युक्त हद तक संशोधित 
समझी जायेंगी । उक्त अधिसूचना में सन्निहित अन्य बिन्दु यथावत् रहेंगे । 


आदेश से , 


एन0 एस0 माधवन , 


मुख्य चुनाव पदाधिकारी । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 399 - 571 + 500- डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette .bih .nic.in 


